रजिस्ट्री सं० डी -( ग ) - 72 


REGISTERED No. D . ( D ) - 72 


प44414 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II खण् 3 - उपखणा (il ) 
PAR I Setion _ $ 110 -sertion (ü ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISIIED BY AUTHORITY 


+ 


- 


- 


. 


. 


- 


- 


- - 


- - 


- 


सं० 321 ] 
No. 321 ) 


मई विल्ली, बुधवार, जुलाई 20 , 1977 आषाढ़ 29, 1899 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JULY 20 , 1977 /ASADHA 29 , 1899 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि या अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be flod 

as a separate compilation 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

( Legislative Department ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th July 1977 
S . O . 575 ( E ). - In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 
of 1951 ), the following declarations containing the names of the candidates elected to fill the va 
cancies in the Council of States are published for general information - 

DECLARATIONS 


( 1 ) 


Election to the Council of States by the clected Members of the Legislative Assembly of 
Assam. 

" In pursuance of the provisions contained 11 section 66 of the Representation of the People 
Act , 1951 , read with clause ( a ) of sub - rule ( I ) of rulc 84 of thc Conduct of Elections Rulcs , 1961, 
I declare that , 
Shri Tilok Gogoi 

(Name) 
Kusal Konwar Path 

P . O . Jorhat 
Distt . Sibsagar 

( Address ) 
has been duly elected to fill the vacancy caused in that Housy by the seat of Shri D . K . Borooah 
having become vacant. 


Place . Dispur 
Date 16 July , 1977 


( Sd. ) P D . BARUA , 

Returning Officer 


. 


( 2359 ) 


2260 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II -- SEC 3 ( 1 ) 


- 


- 


( 7 


Election to the Council of Statex hy the elected members of the Legislative Assemhly of the 
State of Kerala 

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the Peopl 
Act , 1951 , read with clausela ) of sub -rule ( I ) oflule 8.1 of the Conduct of Elections Rules 1961 , 
I declare that --- 

Thalekkunnil Basheer , 
Thalekkunnil House , 
Pullampara P. O , 
Venjaramoodu , 

Trivandrum . 
has been duly elected to fill the vacancy caused in that Fouye by the seat of Dr V A . Seyid 
Muhammed having beco.ne vacant 
Place : Trivandrum 

(Sd.) 
Date I6th July, I977 

Re urning, Officer . " 


13 ) 


Election to the Council of States by the elected Members of the Legislative Assembly of 
Karnataka . 

" In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People 
Act, 1961, read with clausc (a ) of sub - rule ( I ) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules , 1961, 
I declare that 
Shri Laxmansing Ramsing Naik 

(Name) 
Advocate , 7 , Domlur Layout , 
Bangalore - 560007 

( Address ) 
has been duly elected to fill thevacancy causedinthatHouseby the resignation of shri B , Rachiah . 

( Sd . ) 
Place , Bangalore. 

T . VENKATASWAMY, 
Date 16th July , 1977 

Returning Officer. 


[ No F. 13( 81 /77 - Leg. II ] 
E. VENKATEST Jt. Secy 


विषि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 


(विषायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1977 
का० प्रा० 575 ( अ ) --- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 195 1 का 43 ) 
की धारा 67 के अनुसरण में , निम्नलिखित घोषणाए, जिनमे राज्य सभा में रिक्त , स्थानों को 
भरने के लिए निर्वाचित अभ्याथियो के नाम है , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए , प्रकाशित 
की जा रही है : --- 


घोषणाए 


( 1 ) 
आसाम विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन 
"निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उप नियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) के 


भाग II - खं 3 (ii ) 


भारत का असाधारण राजपत्र 


2361 


साथ पठित , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में प्रविष्ट उपबन्धों के 
अनुसरण मे , मै घोषणा करता हूं कि - 
श्री तिलोक गोगोई 

( नाम ) 
कुशल कंवर पथ 
पो० ओ० जोर स्ट 

( पता ) 
जिला सिबसागर 


उस सदन मे श्री डी० के० बरुमा के रिक्त स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित 
हो गए है । 


स्थान डीसपुर 
तारीख : 16 जुलाई, 1977 


( ह०पी० डी० बरूमा , 
रिटर्निंग आफिसर । " 


( 2 ) 


केरल राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यो द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन 


"निर्वाचन का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) 
के साथ पटित , लोक प्रतिनिधित्व , अधिनियम 1951 की धारा 66 में प्रविष्ट उपबंधों के 
अनुसरण में , मै घोषणा करता हूं कि -- -- 


श्री थालेक्कनिल बशीर , 
थालेक्फनिल उस , 
पल्लेमपारा पो प्रो० 
वजारामदू , त्रिवेन्द्रम 


उस सदन में रा० वी० ए० सईद मोहम्मद के रिक्त स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से 
निर्वाचित हो गए है । 


स्थान : त्रिवेन्द्रम 
तारीख : 16 जुलाई, 1977 


रिटर्निंग आफिसर । " 


( 3) 


कर्नाटक विधान सभा के निर्वाचित सवस्यो द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन 


“निर्वाचन का सचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड 
( क ) के साथ पठित , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 मे अन्तविष्ट उपबंधों 
के अनुसरण मे , मैं घोषणा करता हूं कि ----- 


श्री लक्ष्मण सिंह रामसिह नायक 
अधिवक्ता, 7, डोमलुर लेनोट 
बैंगलोर - 560007 


( नाम ) 
( पता ) 


2262 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3 (ii ) 


उस सदन में श्री बी० रचिया के त्यागपत्र से रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए सम्यक् 
रूप से निर्वाचित हो गए है । 


स्थान : बैगलोर 
तारीख . 16 जुलाई , 1977 


( ह . ) टी० बेक्टेस्वामी , 
रिटर्निंग आफिसर । " 


[ स० फा० 13( 8) / 77-वि० II ] 

ई० बैंक्टेश्वरन, सयुक्त सचिव । 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार मद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा 

मावत तथा नियंत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHFD BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977 


